रजिस्ट्री संडीएल - 33004/ 97 


REGD. NO . D.L.-33004/ 97 


। 


.. 


. 


भारतको राजपत्र 


म्स्पषजयत 


का 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


। 


. 


भाग - खण्ड 3.-.- उप - रखण्ड (1) 
PART II - Section 3 - Sub -section (i ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


- " 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 
- 


- 
- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


सं0 417 ] 
No. 4171 


नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 24, 1997 / कार्तिक 2 , 1919 
NEW DELHI, FRIDAY , OCTOBER 24 , 1997 /KARTIKA 2 , 1919 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


वाणिज्य मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर , 1997 
सा . का . नि . 615 ( अ )...-- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मद्रास निर्यात 
प्रसंस्करण जोन, मद्रास ( समूह " क " और समूह " ख " पद ) भर्ती नियम, 1987 को , जहां तक उनका संबंध विकास आयुक्त, उप विकास आयुक्त, 

क विकास आयुक्त, संपदा प्रबंधक , कार्यपालक सहायक , अनुभाग अधिकारी ( लेखा) के पदों से है , उन बातों के सिवाय 
अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहलेकिया गया है या करने का लोप किया गया है , मद्रासनिर्यात प्रसंस्करण जोन मद्रास में कतिपय समूह 
" क " और समूह " ख " पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बताते हैं, अर्थात् : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मद्रास निर्यात प्रसंस्करण ओन , मद्रास ( समूह " क " और समूह " ख " पद ) भर्ती 
नियम, 1997 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


2. लागू होना : - ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे । 


3. पद - संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 
से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं । 

4. भर्ती की पद्धप्ति, आयु - सीमा, अर्हताएं आदि :-- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु - सीमा, आईताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी 
जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं । 

5. निरर्हताएं : - वह व्यक्ति 

( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या 


( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 


उक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 


2763G / 97 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3(1)] 


- 


___ परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन 
अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो यह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 


6. शिथिल करने की शक्ति : - अहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण 
हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश 
द्वारा शिथिल कर सकेगी । 


द्वारा इस संबंध मानत ना 


7. व्यावृत्ति : - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु- सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार 
द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के 
व्यक्तियों के लिए उपबंध करमा अपेक्षित है । 


अनुसूची 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


पद का नाम 


पदों की संख्या 


वर्गीकरण 


वेतनमान 


चयन पद अथवा 
अचयन पद 


सीधे भर्तीकिए जाने सेवा में जोड़े गए वर्षों का 
वाले व्यक्तियों के लिए फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा 
आयु - सीमा (पेंशन ) नियम, 1972 के 

नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय 
हैया नहीं 


34 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


विकास 
आयुक्त 


5900 - 200 - लागू नहीं होता 
6700 रु० 


1 * ( 1997 ) 
* कार्यभार के 
आधार पर 

परिवर्तन 
किया जा 
सकता है । 


साधारण 
केन्द्रीय सेवा 
समूह " क " 
राजपत्रित, 
अनुसचिवीय 


सीधी भर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित 
शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु परिवीक्षा की अवधि , पदि 
और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू कोई हो 
होगी या नहीं 

10 
लागू नहीं होता 

लागू नहीं होता 


4 


लागू नहीं होता 


H 


भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति 
स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों 
की प्रतिशतता 


पोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे 
प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण किया जाएगा 


12 


- 


- 


- 


प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण 


प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण 
I. अखिल भारतीय सेवाओं और केन्द्रीय सेवाओं के ऐसे समूह " क " 

अधिकारी जो केन्द्रीय सरकार में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्ति के 
लिए पात्र हैं और जिनके पास औधोगिक विकास, विदेश व्यापार, संपदा 
विकास और प्रशासन का अनुभव है । 


[ भाग II - खण3( 1 ) ] 


भारतका राजपत्र : असाधारण 


- 


12 


II . केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी : 


( क ) ( i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है या 


(ii) जिन्होंने 4500 - 5700 रु . के पा समतुल्य वेतनमान वाले पदों 

पर 3 वर्ष नियमित सेवा की है ; या 


( iii) जिन्होंने 3700 - 5000 रु० के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों 
. पर वर्षनियमित सेवा की है और 


( ख ) जिनके पास औधोगिक विकास, विदेश व्यापार, संपदा विकास 

और प्रशासन का अनुभव है । 


III. बाह्य व्यक्तियों के साथ ऐसे विभागीय संयुक्त विकास आयुक्त के 

संबंध में भी विचार किया जाएगा जिन्होंने उस श्रेणी में 8 वर्ष 
नियमित सेवा की है और यदि पद पर नियुक्ति के लिए उसका 
चयन कर लिया जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा 
जाएगा। 


टिप्पण : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की । 

सीधी पंक्ति में है प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार । 
किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति 
व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के . 
पात्र नहीं होंगे । 


प्रतिनियुक्ति की अवधि , जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के 
उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले 
धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है , 
साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण 
द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की 
अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 


- 


- 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्शकिया 
जाएगा 


- 


- 


13 


14 


लागू नहीं होता 


संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है । 


- 


- - 


- 


- 


साधारण 


उप विकास 
आयुक्त 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II - SEC. 3(6)] 
234567 
* 2 ( 1997 ) साधारण 3000 - लागू नहीं होता लागू नहीं होता लागू नहीं होता 
* कार्यभार के केन्द्रीय सेवा 100 - 3500 
आधार पर समूह " क " 125 - 4500 
परिवर्तन राजपत्रित रु० । 
किया जा 

अनुसचिवीय । 
सकता है । 


8 


10 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए 


1 वर्ष 


11 


12 


प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण 


प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण 
I. केन्द्रीय/ राज्य सरकारों के अधीन ऐसे अधिकारी : 

( क ) (i ) जो नियमित आधार पर सदश पद धारण किए हुए हैं या 
(ii) जिन्होंने 2200 - 4000 स० के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 

5 वर्षनियमित सेवा की है ; या 
(iii) जिन्होंने 2000 - 3500 रु0 के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 

8 वर्षनियमित सेवा की है और 
( ख ) जिनके पास विदेश व्यापार या औधोगिक विकास , कार्य का 3 

वर्ष का अनुभव है । 
II . बाह्य व्यक्तियों के साथ ऐसे विभागीय कार्यालय अधिक्षक के संबंध में 

भी विचार किया जाएगा जिन्होंने उस श्रेणी में 8 वर्षनियमित सेवा की 
है और यदि पद पर नियुक्ति के लिए उसका चयन कर लिया जाता है तो 

वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा । 
टिप्पण : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी , जो प्रोन्नति की सीधी 

पंक्ति में है प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने 
के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा 
नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । 

प्रतिनियुक्ति की अवधि , जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के 
उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले 
धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है , 
साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण 
द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की 
अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 


13 


लागू नहीं होता 


संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है । 


[ भाग 


- खण्ड 3 ( i ) ] 


म 


3 


___ _ 2 
प्रशासनिक 1 . ( 1977 ) 
अधिकारी कार्यभार के 


भारत का राजपत्र : असाधारण 

4 5 
2200 -75 . लागू नहीं होता 
2800 -दरो० 


साधारण 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


100 - 4000 


आधार पर 
परिवर्तन 


केन्द्रीय सेवा 
समूह " क " 
राजपत्रित 
अनुसचिवीय । 


रु० । 


किया जा 
सकता है । 


10 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए 


1 वर्ष 


11 


12 


प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण 


प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : 
I. केन्द्रीय /राज्य सरकारों के अधीन ऐसे अधिकारी : 

( क ) (i ) जो नियमित आधार पर सदश पद धारण किए हुए ; या 
( i) जिन्होंने 2000-3500 रु० के या समतुल्य घेतनमान वाले पदों पर 

३वर्ष नियमित सेवा की है और 


( ख ) जिनके पास स्थापन और गृह प्रबंध कार्य का 3 वर्ष का अनुभव 


II. बाहय व्यक्तियों के साथ ऐसे विभागीय कार्यपालक सहायक के संबंध 
में भी विचार किया जाएगा जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा 
की है और यदि पद पर नियुक्ति के लिए उसका चयन कर लिया जाता 

है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा । 
टिप्पण : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी , जो प्रोन्नति की सीधी . 

पक्ति में है प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचारकिए जाने 
के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा 
नियुक्ति के लिएविचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । 

प्रतिनियुक्ति की अवधि , जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के 
उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले 
धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है , 
साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण 
द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की 
अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 


+ 


13 


14 


लागू नहीं होता 


संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3(6) ] 


- 


- 


- 


- 


5 6 
लागू नहीं होता 


- 


- 


-- 


सहायक 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


विकास 


___ 
4 
4 
साधारण 2200 - 
केन्द्रीय सेवा 60 - 2300 
समूह " क " दरो०- 75 
राजपत्रित 3200 - 100 
अनुसचिवीय 3500 रु० 


* 3 ( 1997 ) 
* कार्यभार के 
आधार पर 
परिवर्तन 
किया जा 


आयुक्त 


सकता है । 


9 


10 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए 
1 वर्ष 


11 


12 


प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण 


प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण 
I. केन्द्रीय/राज्य सरकारों के अधीन ऐसे अधिकारी : 

( क ) (i ) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है ; या 
(ii ) जिन्होंने 1640 - 2900 रु० के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 

३वर्षनियमित सेवा की है या 
( it ) जिन्होंने 1400 - 2300/ 2600 रु० के या समतुल्य वेतनमान वाले 

पदों पर 8 वर्ष नियमित सेवा की है और 
( ख ) जिनके पास विदेश व्यापार या औद्योगिक विकास कार्य का 2 

वर्ष का अनुभव है । 
II. बाह्य व्यक्तियों के साथ ऐसे विभागीय कार्यालय अधीक्षक के संबंध में 

भी विचारकिया जाएगा जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्षनियमित सेवा की 
है और यदि पद पर नियुक्ति के लिए उसका चयन करलिया जाता है तो 

वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा । 
टिप्पण : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी , जो प्रोन्नति की सीधी 

पक्ति में है प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने 
के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा 
नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । 

प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के 
उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले 
धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है , 
साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण 
द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की 
अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 


13 


14 


लागू नहीं होता 


संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है । 


[ भाग II - खण्ड 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


2 


45 


कार्यपालक 


2000 - 


चयन 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


1 *( 1997 ) 
* कार्यभार के 


सहायक 


60 - 2300 


साधारण 
केन्द्रीय सेवा 
समूह " ख " 
राजपत्रित 


आधार पर 


परिवर्तन 


दरो० - 75 
3200 - 100 
3500 रु० 


किया जा 


अनुसचिवीय 


सकता है । 


10 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए 
1 वर्ष 


- 


11 


प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा । 


प्रोन्नति : 

ऐसे ज्येष्ठ आशुलिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में 8 वर्ष नियमित सेवा की 


टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हता/ 

पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा 
रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचारकिया 
जाएगा । परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई सेवा, अपेक्षित 
आईक /पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्षसेनमें से 
जो भी कम हो , से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ 
व्यक्तियों सहित अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी 
परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली है , जिन्होंने 
ऐसी आईकापात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली हो । 


प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : 

1. केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी : 


( क ) (i ) जो नियमित आधार पर सदश पद धारण किए हुए हैं या 
( ii ) जिन्होंने 1640 - 2900 रु०के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 

3 वर्ष नियमित सेवा की है या 
(ii ) जिन्होंने 1400 -2300 / 2600 रु० के या समतुल्य वेतनमान वाले 

पदों पर 8 वर्ष नियमित सेवा की है और 
( ख ) जिनके पास आशुलिपिक कार्य में 3 वर्ष का अनुभव है । 
टिप्पण : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की अवधि 

पंक्ति में है , प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने 
के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति मारा 
नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 ( i) ] 


12 


प्रतिनियुक्ति की अवधि , जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के 
उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले 
धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है , 
साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण 
द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की 
अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 


13 


14 


संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है । 


समूह " ख " विभागीय प्रोन्नति समिति 
( प्रोन्नति के लिए ) : 


1 . विकास आयुक्त, निर्यात प्रसंस्करण जोन - अध्यक्ष 
2. उप विकास आयुक्त ,निर्यात प्रसंस्करण जोन - सदस्य 
3. अवर सचिव , वाणिज्य मंत्रालय सदस्य 


- - 


- 


- 


- 


-- 


- 


संपदा 


| * ( 1997 ) 


साधारण 


2000 - 60 - लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


प्रबंधक 


" कार्यभार के 


केन्द्रीय सेवा 


2300 -६०रोक 


आधार पर 


समूह " ख " 


75 - 3200 


परिवर्तन 


राजपत्रित, 


100 - 3500 रु० 


किया जा 


अनुसचिवीय 


सकता है । 


10 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


11 


12 


प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (जिसके अंतर्गत 
अल्पकालिक संविदा भी है ) 


प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण ( जिसके अंतर्गत 
अल्पकालिक संविदा भी है ) 


केन्द्रीय राज्य सरकारों/ मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/ पब्लिक सेक्टर 
उपक्रमों/ अर्द्ध सरकारी/स्वशासी या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी : 


( क ) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं ; या 
( ii ) जिन्होंने 1640 - 2900 रु० के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 

3 वर्ष नियमित सेवा की है ; और 


( ख ) जिनके पास संपदा- प्रबंध कार्य का 2 वर्ष का अनुभव है । 


[ भाग - खण्ड ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


12 


( प्रतिनियुक्ति की अवधि , जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या 
किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी 
अन्य काडर - बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 
तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण ( जिसके 
अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम 
आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से 
अधिक नहीं होगी ) । 


13 


__ 14 


लागू नहीं होता 


संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है । 


2 


345 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


अनुभाग 
अधिकारी 
( लेखा) 


1 “ ( 1997 ) 
कार्यभार के 
आधार पर 
परिवर्तन 
किया जा 
सकता है । 


साधारण 
केन्द्रीय सेवा 
समूह " ख " 
राजपत्रित 
अनुसचिवीय 


1640 -60 - लागू नहीं होता 
2600 -दरो० 
75- 2900 - रु० 


+ 


- 


- 


10 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


प्रातिनियुक्ति पर स्थानांतरण 


प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण 
अ.( क ) ( i) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ऐसे सहायक जो नियमित आधार 
पर पद धारण किए हुए हैं ; या । 
( ii ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस 
श्रेणी में 8 वर्ष नियमित सेवा की है ; और 
( ख ) जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान में रोकड़ और लेखा 
कार्य का प्रशिक्षण किया है या समतुल्य और जिनके पास रोकड़, लेखा और 
बजट कार्य का ३ वर्ष का अनुभव है ; जिसके न हो सकने पर 
आ . केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी : 
( क )(i ) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या 
( ii ) जिन्होंने 1400 - 2300/ 2600 रु . के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों 
पर 5 वर्ष नियमित सेवा की है । या 
( iii ) जिन्होंने 1200 - 2040 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 8 
वर्ष नियमित सेवा की है ; और 
( ख ) जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान में रोका और 
लेखा कार्य का प्रशिक्षण लिया है या समतुल्य और जिनके पास रोकड़, 
लेखा और बजट कार्य का 3 वर्ष का अनुभव है । 


274341 | १२ -- 2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II-~- SEC. 3(1) ] 


- - 


- 


- 


- 


12 


या 
जिन्होंने केन्द्रीय सरकार के किसी मान्यता प्राप्त लेखाविभाग द्वारा संचालित 
अधीनस्थ लेखा सेवा या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की है । 
प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी 
अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य 
काडर- बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से 
अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति के लिए 
अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से 
अधिक नहीं । 


13 


14 


- 


- 


- 


लागू नहीं होता 


- - 


- 


- 


- 


सेम लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है । 

[ सं. 1/8/97 - एम.ई. पी . जेड ] 

एल एम पास, संयुक्त सचिव 
MINISTRY OF COMMERCE 

NOTIFICATION 


Now Delhi, the 24th October, 1997 


G . S. R . 615 ( E ), - Inexercle of the powerm conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and In supersonsion of theMadrasExport 
Proposing Zone, Madras (Group A & B posts ) Recruitment Rules, 1987 In so far u they relate to the posts of Development Commissioner, Deputy 
Dovolopmont Commissioner, Administrative Officer, Assistant Dovelopment Commiulonor, Estate Manager, Exocutive Assistant, Soction Officer (Ac 
counts ), except as respcot things done or omitted to be dono boforo jugh superkosslon , the Prosidont horoby makos the following Recruitment Rules relating 
to the mothod of recruitment to certain Group A & B posts in the Madras Export Processing Zone, Madru , Namely : 

1. Short dic and commencement (1) These rules may be called the Madras Export Processing Zone, Madras ( Group A & B posts ) 
Recruitment Rules , 1986 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 
2. Application — These rules shall apply to the posts speelfied in column 1 of the Schodulo annoxed to those rules. 

3. Number of posti , clasification and scale of pay — The number of the said posts, their classification and scale of pay attached thereto shall be 
M spoolflod In columns 2 to 4 of the sald schedule . 

4.Method of recruitment, age limit, qualifications, etc . The method of recruitmont to the sald posts, age Ilmit, qualifications and other matter 
relating thereto shall be a spoolfied in columns 5 to 14 of the Schedulo aforesaid 

5. Disqualification - No person , 
( a) who has ontorod into or contracted a marriage with a person having a spouse living , or 

(b ) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, 
shall be eligible for appointmont to any of the sold post : 

Provided that the Contral Govt,may . If satisfied that such marriage is pernissible under the personal law applicable to such person and other party 
to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule. 

6 . Power to relax - Where the Central Government is of opinion that it is necessary and expedient so to do. It may, by order , for reasons to be 
recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission , relax any of the provisions of these rulos with respect to any class or 
category of persons 

7. Saving - Nothing in these rules shall affect roservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled 
Castos , and the Scheduled Tribes, Ex -servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the ContralGovenynent 
from time to time in this rogard , 


[49 11–u"x 3(1)] 


[ HPT II - UM 


3 ( 1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


SCHEDULE 


Namo of Post 


No. of 


Whether 


Post 


Classification Scale of Pay Whothor 

Selection 
or Non 


Age limit 
for direct 
scoruits 


benefit of 


Period of 
probation , 
if any 


added 


Educational Whcther 
and other ago and 
qualifications cducational 
required for qualificatlong 
direct recruits prescribed for 

direct recruite 


Selection 


yours of 


post 


service 
admissible 


under Rule 


will apply in 


30 of the 


the case of 


Contral 


promotoos 


Civil Service 
(Ponsion ) 


Rules , 1972 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


( 10 ) 


Devolopment 
Commissioner, 


Rs. 5900 
200 -6700. 


Not 
Applicable 


Not 
Applicable 


Not 
Applicable 


Not 
Applicable 


Not 
Applicable 


Not 
Applicablo 


1" (1997 ) General 
* Subject Central 
to varl- Service , 
atlon do - Group A 
pendont Gazetted , 
onwork Ministerial, 
load . 


Method of recruitmont 


otion 


Circumstances in which 


In case of recultment by promotion /deputation 
transfor, grades from which promotion deputatlon / 
transfer to be made 


Committoc exists, what is its 
compostion 


Union Public Service 
Commission to be consulted 
In making recruitment 


whether by direct 
recrutment or by 
promotion or by 
deputation /transfer and 
percentage of the vacancy 
to be filled by various 


methods 


1 


(11) 


(12 ) 


(13 ) 


Promotion / transfer 


Consultation with Union Public 
Service Commission necessary . 


on deputation 


Promotion/ Transfer on deputation : 

Not Applicable. 
I, Officer of All India Services and Central Services, 
Group A , eligible for appointment as Joint Secretary 
In the Central Government and having experience in 
Inudstrial development, foreign trade, estate develop 
ment and administration . 
II. Officer under the Central Govemment : 
(a) (1) holding analogous posts on regular basis ; or 
( ll) with 3 years regular service in posts in the 

scale of Rs. 4500-5700 or cquivalent, or 
(til) with 8 years regular service in posts in the 

scale of Rs. 3700 -5000 or equivalent, and 


12 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II— Sec . 3(1)] 


( 12 ) 


(b ) Possossing experience in industrial development, 

foreign trade, estate development and administra 

tlon . 
III. The Departmental Joint Development 

Commissioner with 8 years regular service in the 
grade will also be considered along with outsiders 
and-in case he is selected for appointment to the 
post, same shall be doomed to have bcon filled by 
promotion 


Note : 


The Departmental Officers in the fooder category who 
are in the direct line of promotion shall not be eligible 
for consideration for appointment on deputation . 
Similarly, deputatlonlsts shall not be eligible for 
consideration for appointment by promotion . 
(Period of deputatlon Including porlod of deputation in 
another ex - cadre post held immediately preceding this 
appointment in the same or some other Organisation / 
Department of the Central Goverment shall not 
excood five yoars. The maximum age limit for appoint 
ment by transfor on deputation shall be not exceedlog 
56 years as on the closing date of receipt of applications). 


Deputy 
Development 
Commissioner. 


Rs. 3000 - 
100 -3500- 
125 -4500 


Not 
Applicable 


Not 
Applicable 


Not 
Applicable 


Not 
Applicable 


Not 
Applicable 


2 3 
2 *(1997) Gencral 

Subject Central 
to vari- Service , 
ation de- Group A 
pondent Gazetted , 
on work Ministerlal. 


lycar for 
Promotec 


load , 


11 


12 


13 


13 


Consultation with Unlon Public 


Promotion /transfor 
on deputation 


Service Commission necessary . 


Promotion/ Transfer on deputation : 

Not Applicable. 
1. Omer under the Central/State 
Governments - 
(a) (i) holding analogous posts on regular basis ; or 
(ii) with 5 years regular service in posts in the 

scale of Rs. 2200 -4000 or equivalent, or 
( iil) with 8 years regular service in posts in the 

scale of Rs. 2000 -3500 or equivalent, and 
(b) Possessing 3 ycars experience in the field of industrial 

development or foreign trade. 


( HT II - 


453 ( 1 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(12) 


II. The Departmental Assistant Development 

Commissioner with 8 years regular service in the 
gradewill also be considered along with outsidor 
and in case he is selected for appointment to the 
post, same shall be deemed to have been filled by 


promotion 


Note : 


The DepartmentalOfficers in the fooder category who 
are in the direct line of promotion shall not be eligible 
for consideration for appointment on deputatlon , 
Similarly , deputationists shall not be eligible for 
consideration for appointment by promotion . 
(Period of deputation including period of deputation in 
another ex -cadre post held immediately precoding this 
appointment in the same or someother Organisation / 
Department of the Central Government shall ordinarily 
not exceed three years. The maximum age limit for 
appointment by transfer on deputation shall be not 
exceeding 56 years as on the closing date of receipt of 
Applications) 


(4 ) 


(5 ) 


(6) 


(7) 


(8 ) 


(9 


(10 ) 


- (1) 
Administrative 
Officer 


Not 


Not 


Not 
Applicable 


Not 
Applicable 


Not 
Applicable 


1 Year for 
Promoteo 


Applicable 


Applicable 


(2 ) (3 ) 
1" (1997) General 
* Subject Central 
to varia- Service 
tion dep - Group A 
cndent on Gazetted 
workload. Ministerial 


Rs. 2200 
75 -2800 
EB - 100 
4000 


(11 ) 


( 12 ) 


( 13 ) 


(14 ) 


Promotion /transfer 


Not Applicable. 


Consultation with Unlon Publlo 
Service Commission necessary , 


on deputation 


Promotion/Transfer on deputation : 
1. Officers under the Central/Statc 
Goverments : 
(a ) (i) holding analogous posts on regular basis ; or 
( ii) with 3 years regular service in posts in the 

scale of Rs. 2000 -3500 or equivalent ; and 
(h ) Possessing 3 years experience in establishment 

and house-keeping work . 
II. The Departmental Executive Assistant with 

3 years regular service in the grade will also be 
considered along with outsiders and in case he is 
selected for appointinent to the post, same shall 
be deemed to have been filled by promotion , 


14 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — Sec . 3 (1) ] 


Mi 


( 12 ) 


w 


Note : 
The Departmental Officers in the feeder category who 
are in the direct line of promotion shall not be eligible 
for consideration for appointment on deputation . 
Similarly , deputationists shall not be eligible for 
consideratlon for appointment by promotion . 
(Period of deputatlon including period of deputation in 
another ex -cadre post held immediately proceding this 
appointment in the same or some other Organisation / 
Department of the CentralGoverment shall ordinarily not 
exceed three years. Themaximum age limit for appoint 
ment by transfer on deputation shall be not exceeding 
56 years as on the closing date of receipt of applications). 


(1) 
Assistant 
Development 
Commissioner 


(5) 
Not 
Applicable 


(6) 
Not 
Applicable 


(7) 
Not 
Applicable 


N 


(8) 
ot 
Applicable 


(9) 
Not 
Applicablc 


(10) 
1 Year for 
Promoteo 


(2) (3) 
3" (1997) General 

Subject Central 
to varia- Servico, 
tion de- Group B 
pendent Gazetted 
on work- Ministerial 


(4) 
Rs. 2000 - 
60 -2300. 
EB - 75 
3200 -100 
3500 


load . 


H 


. 


(11) 


(12 ) 


( 13 ) 


(14 ) 


Not Applicable 


Consultation with Union Public 


Promotion / Transfer 
on deputatlon 


Servloc Commission necessary . 


Promotion Transfer on deputation : 
1. Offer under the Central/State 
Governments : 

(a) (1) holding analogous posts on regular basis; or 
(11) With 3 years regular service in posts in the 
scale of Rs. 1640 - 2900 or equivalent; or 
( III) Wich & yours regular servloe in posts in the scale 
of Rs. 1400 — 2300 /2600 or equivalent; and 
(b ) possessing 2 years experience in foreign trade or 

industrial development work . 
II. Departmental Office Superintendentwith ycars 
regular service in the grade will also be considered along 
with outsiders and in case he is selected for appointment 
to the post, same shall be deemed to have been filled by 


promotion 


Note : 


The Departmental Officers in the focder category who 
are in the direct line of promotion shall not be eligible 
for consideration for appointment on deputation. 


[ 46 Il- TU 3 ( 1) ] 


भारतका राजपत्र असाधारण 


(12 ) 


Similarly , deputationists shall not be eligible for consideration 
for appointment by promotion. 
(Perlod of deputation including period of doputation in 
another ex -cadro post hold immediately preceding this 
appointment in the same or some other Organisation/ 
Department of the Central Government shall ordinarlly 
not oxceed three years. The maximum age limit for 
appointment by transfer on deputatlon shall be not 
exceeding 56 years as on the closing date of receipt of 
applications ). 


(6) 


(7) 


(8) 


(9 ) 


( 10 ) 


Executivo 


(3) 
Selec 
tlon 


Not 


Not 


Not 
Applicable 


Not 
Applicable 


1 Year for 
Promotec 


Assistant 


Applicable 


Applicable 


(2) 
1*( 1997) 
* Subjoct 
to varl 
atlon de- 
pendent 
on work . 
load , 


(3) (4) 
General Rs . 2000. 
Central 60-2300 - 
Service , EB -75 
Group B , 3200 -100 
Gazetted, 3500 
Ministerial. 


(11) 


(12) 


(13 ) 


(14 ) 


Promotion falling 
which by transfer 
on deputation . 


Promotion : 
Sonlor Stenographer with 8 years regular 
service in the grade. 


Consultation with Union Public 
Service Commission not 


necessary 


Note : Where juniors who have completed 
their qualifying/eligibility service are being 
considered for promotion , their seniors 
would also be considered provided they 
are not short of the requisite qualifying/ 
eligibility service bymore than halfof 
such qualifying eligibility service or two 
years , whichever is less, and have success . 
fully completed their probation period for 
promotion to the next higher grade along 
with Juniors who have already completed 
such quallfving/eligibility service . 
Transfer on deputation : 
Officers under the Central Governmont : 
(a) (i) holding analogous posts on regular 
basis ; or 


Group B Depart 
mental Promotion 
Committee ( for 
promotion ) : 
1. Development 
Commissioner 
Export Processing 
Zone - - Chairman 
2 Deputy Develop 
ment Commissioner . 
Export Processing 
Zono - Member. 
3. Under Secretary , 
Ministry of Commerce 


Member 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - Sec . 3 (1)] 


(12 ) 


(ll) with 3 years rogular sorvloe in posts in 
the scale of Rs. 1640 -2900 or equivalent, or 
(lil) with 8 yours rogular service in posts in 
the scale of Rs, 1400 -2300 /2600 or equivalent 


and 


(b ) possossing 3 years experience in stonographic 
work . 
Note : 
The Departmental Officers in the fooder Catogory 
who are in the direct line of promotion shall not 
be allgible for consideration for appointment on 
deputation . Similarly, deputatlonlsts shall not be 
cligible for consideration for appointment by 
promotion 
(Period of doputation Including period of deputa 
tlon In anothor ox -cadre pont hold immediately 
preceding this appointmont in the same or somo 
other Organisation Department of the Central 
Government shall ordinarlly not exceed threo 
yours . The maximum age limit for appointment by 
transfer on deputation shall be not oxcooding 36 
years as on the closing dato of recolpt of applloutlona). 


(1) 


( 10 ) 


Estate 


(4) 
Rs.2000 - 
60- 2300 


(5) 
Not 
Applicable 


(6) 
Not 
Applicable 


(7) 
Not 
Applicable 


(8) 
Not 
Applicable 


(9) 
Not 
Applicablo 


Not 


Manager. 


Applloablo. 


(2) (3) 
1" (1997) General 
* Subject Central 
to varia - Service , 
tion de- Group B , 
pendent Gazetted , 
on work . Ministerial. 


EB - 75 


3200 - 100 
3500 


load . 


(11) 


(12 ) 


(13) 


(14 ) 


Transfer on doputation 


Not Applicable. 


Consultation with Union Public 
Service Commission nocessary . 


( including short term 


contract) 


Transfer on deputation ( Includlag 
short term contract) : 
Officers under the Contral /State Goverments/ 
recognised Rescarch Institutions Public Sector 
Undertakings/Soml-Government/Autonomous 
or Statutory Organisations : 
(a ) (1) holding analogous posts on regular basis, or 
(il ) with 3 years regular service in posts in the scale 
of Rs. 1640 - 2900 or cquivalent; and 


( 411 11 - 05 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


1 


. 


( 12 ) 


(b ) possessing 2 yoan experience in stato manage 
mont work . 
(Perlod of deputation /contract including period of 
deputation/ contract in another ex -ondre post hold imme 
diately proccding this appointment in the same or some 
other Organisation Departmentof the Central Govern 
ment shall ordinarily not exceed three years . The maxl 
mum age Ilmlt for appointment by transfer on depu 
tation ( Including short torm contract) shall be not ox 
coeding 56 years as on the closing date of receipt of 
applications). 


(1 ) 


(2) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


( 10 ) 


Sootion 


Rs. 1640 . 


Not 


Not 


Not 


Not 


Not 


Not 


Not 
Applicable 


Not 
Applicable 


Not 
Applicable 


Officer 


60 - 2600 . 


Applicable 


Applicable 


Applicablo 


(Accounts) 


1. (1997) General 
* Subjcot Central 
to yoria- Servico , 
tion de- Group B 
pendent Non Gazetted , 
on work - Ministerial. 


EB - 73 
2900 


load . 


(12 ) 


(13 ) 


Transfer on deputation 


Consultation with Union Public 


Service Commission not necessary 


Transfer on deputation : 

Not Applicable 
A . (a) (1) Assistants of the Central Secretariat 
Service holding the post on regular basis ; or 
(II) Upper Division Clerks of Central Secretariat 
Clerical Service with 8 years roguler service in the 
grade, and 
(b ) who have undergone training In cash and accounts 
work in the Institute of Secretariat Training and Manage 
ment or equivalent; and possess 3 years experience of 
Cash , Accounts and Budget work ; failing which 
B . Officers under the Central Government : 
(a) (1) holding analogous posts on regular basis ; or 
( ii) with 5 years regular service in posts in the scale 
of Rs. 1400 - 2300 /2600 or equivalent ; or 
( iii) with 8 years regular service in posts in the scale of 
Rs. 1200 — 2040 or equivalent , and 
(b) who have undergone training In cash and accounts 
work in the Institute of Secretariat Training and Manage 
ment or equivalent and possess 3 years experience of 
Cash , Accounts and Budget work . 


2763 GIG3 - 3 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 30 ] 


- 


(12) 


Or 


A . Pass In the Subordinate Accounts Scrvice or equivalent 
examination conduoted by any of the organised Accounts 
Department of the Central Government. 
(Period of deputation including period of deputation in 
another ex -cadre post held immediately preceding this 
appointment in the same or some other Organisation / 
Department of the Central Government shall ordinarily 
not excood three years . Themaximum ago limit for 
appointment by transfor on deputation shall be not 
exceeding 56 years as on the closing date of receipt of 
applications.) 


[ F. No. 1 / 8/97- MEPZ .] 

L . M . VAS, Jt. Secy . 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 1997 
सा . का नि . 616( अ ) . - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य मंत्रालय ( वाणिज्य 
विभाग ) के अधीन मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन, मद्रास में कतिपय समूह " क " और समूह " ख " पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए 
निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् : 

__ 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : - ( 1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन , मद्रास ( समूह " क " और समूह " ख " पद ) 
भर्ती नियम , 1997 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. लागू होना : - ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे । 

3. पद - संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 
2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं । 

4. भर्ती की पद्धति , आयु - सीमा , अर्हताएं आदि : - उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु - सीमा , अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बाते वे होंगी 
जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट है । 

5. निरर्हताएं : - वह व्यक्ति , 
( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है , विवाह किया है, या 
( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुएकिसी व्यक्ति से विवाह किया है , 
उक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन 
अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

6. शिथिल करने की शक्ति : -- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण 
हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश 
द्वारा शिथिल कर सकेगी। 

7. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु - सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार 
द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के 
व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 


[ भाग II - खण्ड ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- - - - - 


L 


अनुसूची 


पद का नाम 


वर्गीकरण 


वेतनमान 


पदों की 
संख्या 


चयन पद अथवा सीधे भर्तीकिए जाने वाले सेवा में जोड़े गए वर्षों 
अचयन पद व्यक्तियों के लिए का फायदा केन्द्रीय 
आयु- सीमा 

सिविल सेवा ( पेंशन ) 
नियम, 1972 के नियम 
30 के अधीन अनुज्ञेय है 
या नहीं 


1 


5 


7 


लागू नहीं होता 


संयुक्त विकास 1 ( 1997 ) साधारण केन्द्रीय सेवा, 3700 - 125 -4700 लागू नहीं होता लागू नहीं होता 
आयुक्त * कार्यभार के समूह " क ", राजपत्रित 150 - 5000 रु. 

आधार पर अनुसचिवीय । 
परिवर्तन किया 
जा सकता है । 


परिवीक्षा की अवधि , यदि कोई हो 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित 
शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 

आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा 
में लागू होगी या नहीं 

१ 
लागू नहीं होता 

लागू नहीं होता 


10 


लागू नहीं होता 


भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोनति / 
स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली प्रतिनियुक्ति /स्थानान्तरण किया जाएगा 
रिक्तियों की प्रतिशतता 


12 


प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण 


प्रोन्मति / प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : 


1. केन्द्रीय/ राज्य सरकारों के अधीन ऐसे अधिकारी : 
( क ) ( i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या 
(ii ) जिन्होंने 3000 - 4500 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 5 वर्ष 
नियमित सेवा की है और । 
( ख ) जिनके पास औद्योगिक विकास कार्य या विदेशी व्यापार के क्षेत्र में 5 वर्ष का 
अनुभव है । 
II . बाह्य व्यक्तियों के साथ ऐसे विभागीय उप विकास आयुक्त के संबंध में भी 
विचारकिया जाएगा जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है और यदि पद पर 
नियुक्ति के लिए उसका चयन कर लिया जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया 
समझा जाएगा । 


टिप्पण : 


पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II - SEC. 3(1) ]] 


+ 


12 


पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति 
व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । 

। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी 
अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कॉडर बाह्य 
पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी । 
प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त 
करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 


- - 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा 


13 


14 


लागू नहीं होता । 


संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है । 


12 


3 


5 


जन संपर्क 


1 * ( 1997 ) साधारण केन्द्रीय सेवा, 2200 - 75 - 2800 - लागू नहीं होता लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


अधिकारी 


" कार्यभार के समूह " क ", राजपत्रित द. रो.- 100 - 4000 रु. 


आधार पर अनुसचिवीय । 
परिवर्तन किया 


जा सकता है । 


10 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


11 


12 


प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण ( जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी ) : 
भी है ) 

केन्द्रीय/ राज्य सरकारों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/ 
अर्द्ध - सरकारी/स्वाशासी या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी : 
( क ) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या 
(ii ) जिन्होंने 2000 - 3500 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 3 वर्ष 
नियमित सेवा की है ; या 
(iii ) जिन्होंने 1640 - 2900 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 7 वर्ष 
नियमित सेवा की है और 
( ख ) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है : 


[ भाग II - खण्ड 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


आवश्यक : 
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य , 


(II ) औधोगिक विकास और/ या विदेश व्यापार के अभिवृद्धि के संबंध में ३ वर्ष का 
अनुभव । 


वांछनीय : 


(i ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से जन संपर्क / प्रचार/ पत्रकारिता में 
डिग्री/डिप्लोमा या समतुल्य 


( प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य 
संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर - बाहय पद पर 
प्रतिनियुक्ति की अवधि है , साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति 
पर स्थानांतरण (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) द्वारा नियुक्ति के लिए 
अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक 
नहीं होगी । ) 


_ 13 


15 


__ 14 


लागू नहीं होता । 


संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है । 


- - 


- 


- 


. 


. 


. 


- 


- 


123 4567 
सुरक्षा 

साधारण केन्द्रीय सेवा, 2000 -60 -2300 - चयन लागू नहीं होता लागू नहीं होता 
अधिकारी 

समूह " ख ", राजपत्रित द. रो. - 75 - 3200 -- 
अनुसचिवीय । 100 - 3500 रु, 


( 1997 ) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । 


10 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए एक वर्ष 


11 


12 


प्रोन्नति 


प्रोन्नति : 


ऐसे सहायक सुरक्षा अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है । 


टिप्पणी : 
जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अहंक /पात्रता सेवा पूरी कर ली 
है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो , वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में 
भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई सेवा, अपेक्षित 
अर्हक /पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो से कम 
न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति 
के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है जिन्होंने ऐसी 
अहंक/ पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है । 


2.76341147 - 4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 30] 


13 


14 


संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करमा आवश्यक नहीं है । 


समूह " ख " विभागीय प्रोन्नति समिति 
( प्रोन्नति के लिए ) : 
1. विकास आयुक्त ,निर्यात प्रसंस्करण जोम - अध्यक्ष 
2. संयुक्त विकास आयुक्त, निर्यात प्रसंस्करण जोन - सदस्य 
३. प्रशासनिक अधिकारी ,निर्यात प्रसंस्करण जोम - - सदस्य 


- - 


- 


2 


6 


- पानीका सा नीति 


लागू नहीं होता लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


सहायक 

1 * ( 1997 ) साधारण केन्द्रीय सेवा, 3000 - 100 - 3500 - 
सीमा - शुल्क कार्यभार समूह " क ", राजपत्रित 125 - 4500 रु. 
आयुक्त के आधार पर अनुसचिवीय । 
( ज्येष्ठ वेतनमान ) परिवर्तन किया 

जा सकता है । 


10 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


- 

- 
प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण | 


- - 


- 


प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : 
1. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के ऐसे अधिकारी : 
( क ) (1) जो नियमित आधार पर सदश पद धारण किए हुए है या 
(ii ) जिन्होंने 2200 - 4000 रु. के वेतनमान में सहायक सीमा - शुल्क आयुक्त ( ज्येष्ठ 
वेतनमान ) का पद धारण किए हुए हैं और जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित 
सेवा की है । 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि , जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य 
संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कॉडर बाह्य पद पर 
प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तथा तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति 
पर स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की 
अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ) । 

14 


14 


लागू नहीं होता । 


संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है । 


३ 


4 


5 


7 


मूल्यांकक 


लागू नहीं होता 


2 * ( 1997 ) साधारण केन्द्रीय सेवा, 2000 - 60 - 2300 - लागू नहीं होता लागू नहीं होता 

समूह " ख ", राजपत्रित द. रो.- 75 - 3200 

अनुसचिवीय । 100 - 3500 रु. 
" कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । 


[ भाग - खण (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


- 


8 


10 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


12 


11 
प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण 


प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के ऐसे अधिकारी : 
(i ) जो नियमित आधार पर सदश पदधारण किए हुए हैं या 
( i ) जिन्होंने 1640 - 2900 रु. के या समतुल्य वेतनमान में निरीक्षक /निवारण अधिकारी / 
परीक्षक के पदों पर वर्ष की नियमित सेवा की है । 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि , जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य 
संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कॉडर बाहय पद पर 
प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति 
पर स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की 
अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ) । 


13 


14 


- - 


लागू नहीं होता । 


संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है । 


1234567 
सीमा शुल्क 1 ( 1997) साधारण केन्द्रीय सेवा, 2000 - 60 -2300 - लागू नहीं होता लागू नहीं होता लागू नहीं होता 
अधीक्षक 

समूह " ख ", राजपत्रित द. रो. - 75 - 3200 
(निवारक ) 

अनुसचिवीय । 100 -3500 रु. 
* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । 


8 


10 


लागू नहीं होता _ _ _ 


_ _ 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण 


प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के ऐसे अधिकारी : 
( i) जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं ; या 
( ii ) जिन्होंने 1640 - 2900 रु. के या समतुल्य वेतनमान में निरीक्षक/निवारण अधिकारी / 
परीक्षक के पदों पर 3 वर्ष की नियमित सेवा की है । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART I - Sec . 3(1) ] 


12 


( प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य 
संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कॉडर बाहय पद पर 
प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति 
पर स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की 
अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ) । 


13 


14 


लागू नहीं होता । 

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है । 

[ 7 . 1/8 / 97 - 49 . . . . ) 

गल. एम. वास, संयुक्त सचिव 
MINISTRY OF COMMERCE 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 24th October , 1997 
G . S . R . 616 ( E ) : - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution , the President 
hereby makes the following rules regulating themethod of recruitment to certain group A and B posts in the Madras Export 
Processing Zone,Madras under the Ministry of Commerce (Department of Commerce ), namely : 

1. Short title and commencement : ( 1) These rules may be called the Madras Export Processing Zone, Madras 
(Group A and B posts) Recruitment Rules, 1997 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 
2 . Application : These rules shall apply to the posts specified in column I of the Schedule annexed to these rules. 

3 . Number of posts, classification and scale of pay : The number of the said posts , their classification and scale of 
pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule. 

4 . Method of recruitment, age limit, qualifications etc. : The method of recruitment to the said posts, age limit, 
qualifications and other matter relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the Schedule aforesaid . 

5 . Disqualifications : No person , 
(a ) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living , or 

(b ) who, having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any person , 
shall be eligible for appointment to any of the said posts . 

Provided that the Central Govt, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to 
such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing , exempt any person from the 
operation of this rule. 

6 . Power to relax : Where the Central Government is of opinion that it is necessary and expedient so to do , it may , 
by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission , relax any of the 
provisions of these rules with respect to any class or category of persons. 

7 . Saving : Nothing in these rulos shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to 
be provided for the Schedule Castes, and the Scheduled Tribes, Ex -Servicemen and other special categories of persons in 
accordance with the orders issued by the CentralGovernment from time to time in this regard . 
(2 ) (3) ( 4 ) (5 ) (6 ) ( 7 ) (8 ) 

(10 ) 
Joint General Rs. 3700 - Not Not Not Not 

Not 
Development (1997 ) Central 125-4700 - Applicable Applicable Applicable Applicable Applicable Applicable 
Commissioner 

Service, 150 - 5000 . 
Group A , 
Gazetted , 

Ministerial 
* Şubject to variation dependent on workload . 


Not 


[ YM II - Uog 3 ( 1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


25 


(11) 


( 13 ) 


( 14 ) 


Promotion /transfer on 
deputation . 


( 12 ) 
Promotion / Transfer on deputation : 

Not Applicable . 
1. Officers under Central/ State Governments : 
(a ) (1) holding analogous posts on regular basis ; 

or 
( ii) with 5 years regular service in posts in 

the scale of Rs. 3000 - 4500 or equivalent; 


Consultation with Union 
Public Service Commis 
sion necessary . 


and 


(b ) possessing 5 years experience in the field of 

industrial development or foreign trade . 
II, Departmental Deputy Development Com 
missioners with 5 years regular service in the 
grade will also be considered along with out. 
siders and in case he is selected for appointment 
to the post, same shall be deemed to have been 

filled by promotion . 
Note : The Departmental Officers in the feeder 

catogroy who are in the direct line of pro 
motion shall not be eligible for considera 
tion for appointment on deputation , 
Similarly , deputationists shall not be 
eligible for consideration for appointment 

by promotion , 
(Period of deputation including period of doputa 
tion in another ex -cadre post held immediately 
preceding this appointment in the same or some 
other Organisation /Department of the Contral 
Government shall ordinarily not exceed four years . 
The maximum age limit for appointment by transfer 
on deputation shall not be exceeding 56 years as on 
the closing date of receipt of applications), 


Not 


(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) 

(8 ) (9 ) (10 ) 
Public Relations 1* General Rs. 2200 - Not 

Not Not Not Not 
Officer 

(1997) Central 75 -2800 - Applicable Applicable Applicable Applicable Applicable Applicable 

Service, EB - 100 
Group A , 4000 . 
Gazetted , 

Ministerial 
* Subject to variation dependent on workload . 


( 14 ) 


( 11 ) 
Transfer on 
deputation . 
( including short term 
contract ) . 


( 12 ) 

( 13) 
Transfer on deputation (including short term contract): Not Applicable 
Officers under Central/State Governments / recog 
nised Research Institutions /Public Sector Under 
takings/ semi-Government/Autonomous or 
Statutory Organisations : 
(a) (i) holding analogous posts on regular basis ; 


Consultation with Union 
Public Service Commis 
sion necessary . 


Or 


( ii) with 3 years regular service in posts in the 

scale of Rs. 2000 - 3500 or equivalent; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II Sec . 3 (1) ] 


- 


(12 ) 


Or 


( III ) with 7 year s regular servico in posts in the 

scale of Rs. 1640 - 2900 or equivalent; 

and 
(b ) possossing the following educational qualifica 

tions and experience - 
Essential : 
(1) Degree from a recognised University or 

equivalent; 
( ii ) 3 yoars experience relating to promotion of 

industries and/or foreign trade. 
Desirable : 
(1) Degree/diploma in Public Relations/Publicity / 

Journalism from a recognised University /Insti 

tute or equivalent. 
(Poriod of deputation /contract including period of 
deputation / contract in another ex -cadre post hold 
immodiately preceding this appointment in the same 
or some other Organisation Department of the 
Central Government shall ordinarily not exceed four 
years. The maximum age limit for appointment by 
transfer on deputation (including short -term contract 
shall be not exceeding 56 years as on the closing 
date of receipt of applications ). 


Socurity 
Officer 


(2 ) (3) 

(4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) (9 ) (10 ) 
Goneral Rs. 2000. Not Not Not Not Not 1 year for 
( 1997 ) Contral 60 -2300 - Applicablo Applicable Applicable Applicable Applicable Promotce. 

Service , EB -75 
Group B , 3200 - 100 
Gazettod , 3500. 
Non 

Ministerial 
* Subject to variation dependent on workload . 


(11) 
Promotion 


(12) (13) 

( 14 ) 
Promotion : 

Group B Departmental Promotion Consultation with Union 
Assistant Security Officer with Committee 

Public Service Commi 
3 years regular service in the grade . (for promotion ): 

sion not necessary . 
Noto : Whore juniors who have com - 1. Development Commissioner, 
pleted their qualifying/cligibllity Export Procossing Zone 
service are being considered for pro - Chairman 
motion , thoir seniors would also be 2. Joint development Commissioner, 
considered provided they are not short Export Processing Zone - Member. 
of the requisite qualifying/eligibility 
service by more than half of such 3 . Administrative Officer , Export 
qualifying /eligibility service or 2 years, Processing Zone — Member. 
whichever is less, and have sucoss 
fully , completed their probation period 
for promotion to the next higher grado 
along with their juniors who have al 
ready completed such qualifying 
cligibility service. 


[ YTT II - U 


3 (1 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


27 


Not 


Not 


(1 ) 
Assistant 
Commissioner 
of Customs 
( Senior Scale ) 


(2 ) (3 ) 

(4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) (9 ) (10 ) 
General Rs. 3000 - Not 

Not Not Not Not 
( 1997) Contral 100 -3500 - Applicable Applicable Applicable Applicable Applicable Applicable 
Servico, 

125- 4300 . 
Group A , 
Gazotted, 
Non 

Ministerial 
* Subject to variation depondent on workload, 


(11) 
Transfer on 
deputation . 


( 12 ) 
Transfer on deputation : 
1. Officers of the Central Board of Excise and 

Customs : 
(a ) (i) holding analogous posts on regular basis; 


(13 ) 

(14 ) 
Not Applicable. Consultation with Union 

Public Service Commis 
sion not necessary . 


Or 


( II ) holding posts of AssistantCommissioner 

of Customs (Junior Scale ) in the Scale of 
Rs. 2200 - 4000 with 5 years , regular ser 

vice in the grade. 
(Period of deputation / including period of 
deputation in another ex - cadro post hold 
immediately preceding this appointment in the same 
or some other Organisation Department of the 
Central Government shall ordinarily not exceed three 
years . The maximum age limit for appointmentby 
transfer on deputation shall not be exceeding 36 
years as on the closing date of receipt of applications.) 


Appraiser 


( 2 ) 

( 3 ) 
21 

Genoral 
( 1997) Central 
* Subject Service, 
to variation Group B , 
dependent Gazetted , 
on work - Non 
load Ministerial 


(4 ) (5) (6 ) (7) (8 ) (9 ) ( 10 ) 
Rs. 2000 . Not Not Not Not Not Not 
60 - 2300 - Applicablo Applicable Applicable Applicable Applicable Applicable 
EB -75 
3200 - 100 
3500. 


(11) 


Transfer on 
deputation. 


(13) 

( 14 ) 
Not Applicable . Consultation with Union 

Public Service Commis 
sion notnecessary . 


(12 ) 
Transfer on deputation : 
1 . Officers of the Central Board of Excise and 

Customs: 
(a ) (i) holding analogous posts on regular basis; 

or 
(ii) with 3 years regular service in the posts of 

Inspector /Preventive Officer / Examiner in 

the scale of Rs . 1640 -2900 or equivalent. 
(Period of deputation including period of 
doputation in another ex - cadre post held 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part 11 — Sec . 3 (1) ] 


(12 ) 
immediately preceding this appointment in the samo 
or some other Organisation /Department of the 
CentralGovernment shall ordinarily not exceed three 
years. The maximum age limit for appointment by 
transfor on deputation shall be not exceeding 36 
years as on the closing date of receipt of applications). 


Not 


Superintendent 
of Customs 
( Proventive) 


3 

4 5 6 7 8 9 10 
1 * General Rs . 2000 - Not Not Not Not Not 
(1997) Central 60 - 2300 - Applicable Applicable Applicable Applicable Applicable Applicable 

Service, EB -75 
Group B , 3200 - 100 
Gazetted , 3500. 
Non 

Ministerial 
* Subject to variation dependent on workload . 


IM 


AvT4W 


TI 


VSH 


-- 


- 


( 11) 
Transfer on 
deputation . 


(12 ) 

( 13 ) 

( 14 ) 
Transfer on deputation : 

Not Applicable . Consultation with Union 
1 . Officers of the Central Board of Excise and 

Public Service Commis 
Customs : 

sion not necessary . 
(1) holding analogous posts on regular basis ; 

or 
(ii) with 3 years regular service in the posts of 

Inspector/Preventive Officer/ Examiner in 

the scale of Rs. 1640 — 2900 or equivalent. 
(Period of deputation including period of 
deputation in another ex -cadre post held 
immediately preceding this appointment in the same 
or some other Organisation Department of the 
Central Government shall ordinarily not exceed three 
years . The maximum age limit for appointment by 
transfer on deputation shall be not exceeding 56 
years as on the closing date of receipt of applications). 


[F , No. 1/8 /97-MEPZ ] 

L . M . VAS, Jt. Secy , 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 - 1997 


